रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L. - 33004/ 99 


मेवजगले 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 28 , 2014 / भाद्र 6 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY , AUGUST 28 , 2014 /BHADRA 6 , 1936 
NEW DE 


सं . 453 ] 
No. 4531 


वित्त मंत्रालय 
(राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 28 अगस्त , 2014 

सं . 03/ 2014-सीमा शुल्क ( एसजी ) 
सा . का .नि . 623( अ). — जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2905 17 या 3823 70 के अंतर्गत आने वाले 
“ एकल , सम्मिश्रण एवं अमिश्रित सहित सी8, सी 10, सी12, सी14, सी16 और सी18 की लंबाई के कार्बन शृंखला 
युक्त (जिनमें शाखायुक्त आईजीमर्म शामिल नहीं है) जिसमें , सी12- सी 14, सी12-सी16 , सी12-सी18 , सी16-18 

और सी14-सी16 कार्बन शृंखला लंबाई के संयोजन के ब्लेंड शामिल हैं (सामान्यत : सी12-सी14 के रूप में प्रवर्गीकृत ) 
अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों ” (जिसे इसके पश्चात् विषयगत वस्तु कहा गया है) के आयात के संदर्भ में महानिदेशक 
(रक्षोपाय ), भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 26 मई , 2014 सा . का .नि. 357 
( अ), तारीख 26 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि विषयगत वस्तु के 
संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को ठोस नुकसान हुआ है एवं आगे भी ठोस नुकसान का खतरा पैदा हो गया है और 
इसलिए संबद्ध माल पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की गई है; 

____ अत: अब केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण ) नियमावली 1997 
के नियम 10 और 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उप- धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, महानिदेशक (रक्षोपाय ) के उक्त जांच पर विचार करने के पश्चात उक्त अधिनियम की पहली 


3420 GI/ 2014 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


अनुसूची के उपशीर्ष 2905 17 या 3823 70 के अंतर्गत आने वाले विषयगत वस्तु पर , भारत में आयात पर, अनंतिम 
रक्षोपाय शुल्क 20 प्रतिशत मूल्यानुसार अधिरोपित करती है । 
( 2) मलेशिया , थाईलैंड एवं इंडोनेशिया को छोड़कर उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उप -धारा ( 6) के खंड 
( क ) के अंतर्गत अधिसूचित विकासशील देशों से विषयगत वस्तु के आयात पर यह अधिसूचना प्रभावी नहीं होगी । 
( 3) इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया रक्षोपयाय शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से दो सौ दिन की अवधि ( यद्यपि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं 
किया जाता है अथवा इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है ) के लिए प्रभावी होगा । 

[ फा . सं. 354/108/ 2014-टीआरयू ] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th August, 2014 


No. 03/ 2014- Customs (SG ) 


G . S .R . 623 ( E ). — Whereas, in the matter of import of " Saturated Fatty Alcoholswith carbon chain 
length of C8, C10 , C12 , C14 , C16 and C18 including single , blends and unblended (not including branched 
isomers) which includes blends of a combination of carbon chain lengths, C12 -C14 , C12 -C16 , C12 -C18 , C16 
18 and C14 -C16 (commonly categorized as C12 -C14 )” (hereinafter referred to as the subject goods), falling 
under sub -heading 2905 17 or 3823 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) 
(hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Director General ( Safeguard ), in his preliminary 
findings, published vide number G . S. R. 357 ( E), dated the 26th May, 2014, in the Gazette of India, 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub - section (i), dated the 26th May , 2014 , has come to the conclusion that 
increased imports of subject goods into India has caused and threatened to cause further serious injury to the 
domestic producers of subject goods, necessitating the imposition of safeguard duty on imports of subject 
goods into India , and accordingly has recommended the imposition of provisional safeguard duty on imports of 
the subject goods into India ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 8B of the said 
Customs Tariff Act, read with rules 10 and 14 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of 
Safeguard Duty ) Rules, 1997 , the Central Government after considering the said findings of the Director 
General ( Safeguards), hereby imposes on subject goods falling under sub -heading 2905 17 or 3823 70 of the 
First Schedule to the Customs Tariff Act, when imported into India , a provisional safeguard duty at the rate of 
twenty per cent. ad valorem . 


[ 471 II OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . Nothing contained in this notification shall apply to imports of subject goods from countries notified as 
developing countries under clause (a ) of sub - section (6 ) of Section 8B of the Customs Tariff Act, other than 
Malaysia, Thailand and Indonesia. 


3 . The safeguard duty imposed under this notification shall be effective for a period of two hundred days 
(unless revoked , superseded or amended earlier ) from the date of publication of this notification in the Official 
Gazette . 


an 


[F .No. 354 /108 /2014 - TRU ] 


AKSHAY JOSHI, Under Secy . 


Printed by theManager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


